रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , जुलाई 7 , 2018 / आषाढ़ 16 , 1940 
NEW DELHI , SATURDAY, JULY 7 , 2018/ ASHADHA 16, 1940 


सं . 2586 ] 
No. 2586] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 जुलाई , 2018 


का . आ . 3340( अ). – केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का . आ .1367 ( अ) दिनांक 26 मार्च 2018 जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित 
की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जिले में एनएच 24 के कि . मी . 28. 000 से कि . मी . 49 .500.(डासना - हापुर सेक्शन ) तक के 
राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने | चार | छह लेन का बनाने हेतु आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख " 04.04.2018 " को " दैनिक 
जागरण" और "हिंदुस्तान टाइम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे 


दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन 
किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में 
निहित हो जाएगी । 


3898 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
उत्तर पदेश राज्य के हापुड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के कि . मी . 28. 000 से कि . मी . 49.500.(डासना -हापुर सेक्शन ) तक के भूखंड 

में दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेस - वे के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य क नाम : उत्तर प्रदेश 


जिले का नाम : हापुड़ 


भूमिका प्रकार 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 
संख्या 


भूमिकी प्रकृती 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियोंका नाम 


भूमिका क्षेत्रफल 
( हेक्टरमें ) 


तालुक का नाम : धौलाना 


गांव का नाम : छिजारसी कुलीचनगर 


सतीश कुमार शर्मा / जयपाल शर्मा , नरेश 
| कुमार / बदलू शर्मा 


416 


| निजी 


एग्रीकल्चर 


0. 1098 


राजपाल सिंह / मलखान सिंह / ग्रामवासी 
करम सिंह / नत्थन / ग्रामवासी सतीश कुमार 
शर्मा/ जयपाल शर्मा / ए -640 
जी . सै . 9विजयनगर गा . बाद तह.जि . गा .बाद 
जैपाल सिंह | खचेडू | ग्रामवासी नैपाल सिंह | 
खचेडू | ग्रामवासी भोपाल सिंह / खचेडू | 
ग्रामवासी मांगेराम / कंवर सिंह / ग्रामवासी 
रेशीन्द्र कुमार | भोपाल सिंह / नि . ग्राम सतीश 
कुमार शर्मा / जयपाल शर्मा | 
ए.640सै. 9विजयनगर गाजियाबाद 
तह. जि . गा .बाद 


2 


417 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0. 292 


मैराजल समी कैमिकल्स / गा . बाद रोड 
पिलखुवा, अन्य 


418 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 4932 


420 


निजी 


उर्मिला आर्य पत्नी / राजेन्द्र प्रसाद आर्य / मौ . 
| पुरा पिलखुवा अन्य 


एग्रीकल्चर 


0 . 0081 


5 


436 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0048 


ऋषिपाल सिंह / रणवीर सिंह / नि . ग्राम नरेश 
कुमार / रणवीर सिंह / नि . ग्राम दिनेश कुमार | 
रणवीर सिंह / नि . ग्राम पीतम कौर | पत्नी 
विक्रम सिंह / नि . ग्राम पुनीत कुमार / विक्रम 
सिंह / नि . ग्राम सुनील कुमार / विक्रम सिंह | 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


नि . ग्राम कमलेश चौधरी / पत्नी अमित कुमार | 
नि . ग्राम 


सुषमा सिंहल / कमल किशोर / मौ0 सुक्लान 
पिलखुवा 


437 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.1452 


राजपाल सिंह / मलखान सिंह / पिलखुवा 
रामकिशन | छिद्दामल / पिलखुवा हेमन्त शर्मा 
। ईश्वर शर्मा / मौ. मन्डी पिलखुवा आशु शर्मा | 
महेश शर्मा / मौ . मन्डी पिलखुवा शरदकान्त 
| पंडित / सुभाष शर्मा / मौ. मन्डी पिलखुवा 
सचिन वत्स / ईश्वरचन्द / मौ . मन्डी पिलखुवा 
अमित / महेशचन्द | मौ . मन्डी पिलखुवा नितिन 
|| सुभाषचन्द / मौ . मन्डी पिलखुवा 


438 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 25 


अभ्यूदय हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन / . / . 
प्रा . लि . बी -57 साऊथ एक्स पार्ट - 2 / . . . नई 
| दिल्ली द्वारा डाय . रीमा सिंघल / पत्नी विजय 
सिंघल / 63 शालीमार पार्क शाहदरा दिल्ली 


8 


460 


निजी 


नॉन 


0 .02 


डेल्ह 


संदीप कुमार / अशोक कुमार / छिपीवाड़ा 
अजीत कुमार / बलवीर सिंह / बस स्टैन्ड 
पिलखुवा सविता सिंह / पत्नी जितेन्द्र सिंह | 
तृतीय ई. 115नेहरूनगर गाजियाबाद 


9 


| 495 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10 . 009 


अभ्यूदय हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन / . / . 
प्रा .लि . बी -57 साऊथ एक्स पार्ट -2 / . / . नई 
दिल्ली द्वारा डाय . रीमा सिंघल / पत्नी विजय 
सिंघल / 63 शालीमार पार्क शाहदरा दिल्ली 


|| 10 


|| 461 


निजी 


| नॉन एग्रीकल्चर 


0. 0038 


11464 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0. 1696 


शिवकुमार / दयाराम गुप्ता / पिलखुवा सुनील 
कुमार / दयाराम गुप्ता / कृष्ण गंज पिलखुवा 
अजीत कुमार / बलबीर सिंह / बस स्टैण्ड 
पिलखुवा नबाब कौर | पत्नी राम सिंह / नंगला 
बमिया तह. पटयाली जि . एटा सुषमा / पत्नी 
अजीत कुमार / बस स्टैण्ड बिलखुवा रजनी / 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


पत्नी राज कुमार | खेड़ा ब्रहमपाल पांचाल | 
बाबूराम पांचाल / 1आनन्द इण्डस्ट्रीज एरिया 
मोहनगर गाजियाबाद 


रामकिशन / छिद्दामल / पिलखुवा 


|| 466 


निजी 


एग्रीकल्चर 


| 0 .085 


एक्सल लैन्डकान प्रा .लि . रजिस्टर्ड / . / . 
कार्यालय ए- 25 प्रियदर्शनी बिहार / . / . नई 
दिल्ली द्वारा डाय . मित्तल / सुभाषचन्द मित्तल 
| रोड़ नं .- 7 राज ब्लाक नवीन शाहदरा दिल्ली 


13470 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 5784 


धर्मसिंह वर्मा / हंसराज वर्मा / एस . डी .-537 
शास्त्रीनगर गाजियाबाद राज्य सरकार / . / नि . 
ग्राम 


14 || 471 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 .03 


धर्मसिंह वर्मा /हंसराज वर्मा / एस . डी .-537 
शास्त्रीनगर गाजियाबाद राज्य सरकार | . / नि . 


15 || 472 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 .038 


ग्राम 


वीरेन्द्रवती बेवा / फकीरचन्द / ग्रामवासी 
वीरसैन / कनक सिंह / ग्रामवासी रामभूल / 
किशन सहाय / ग्रामवासी मांगेराम / कंवर सिंह 
| ग्रामवासी कालूराम / कंवर सिंह / ग्रामवासी 
ग्राम भारती संस्था रजिस्टर्ड द्वारा / / 
राजकृपाल मन्त्री / बनवारीलाल / रेवती कुंज 
हापुड़ राजपाल सिंह / मलखान सिंह | 
ग्रामवासी ग्राम भरती संस्था रजि .द्वारा | | 
राजकृपाल मंत्री / बनवारीलाल / रेवती कुंज 
हापुड़ 


|| 16 || 473 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10 . 187 


|| 17474 


निजी 


ग्राम भारती संस्था रजिस्टर्ड / / ग्राम खेड़ा द्वारा 
मन्त्री / / राजकृपाल / बनवारी लाल / 340 
रेवती कुंज हापुड़ 


एग्रीकल्चर 


0 .019 


॥18 ||475 


गोमपाल / मलखान | ग्रामवासी सोमबाबू / 
मलखान / ग्रामवासी सोमपाल / मलखान / 
ग्रामवासी 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0. 114 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


श्रीचन्द / बदलू / नि . ग्राम नरेश / बदलू / नि . 
ग्राम शिवकुमार / बदलू / नि . ग्राम मैसर्स 
एडवान्स इम्पैक्ट प्रा . लि . ए- 1 . 1 . 3/164 
पश्चिम विहार दिल्ली द्वारा / . / . डायरेक्टर 
मनीष कुमार सिंघल / महावीर प्रसाद सिंघल / 
मै . आर. एन .कास्टगस प्रा. लि ./ ./ . 
4973/ 11 फाटक बादल बैक होज / . / . काजी 
दिल्ली द्वारा डायरेक्टर / . / . सुनील कुमार 
बन्सल / मंगत राम बन्सल / . 


|| 19476 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.0114 


शशीकान्त गोयल / बाल मुकन्द गोयल / मौ . 
मठमालियान पिलखुवा मनीष कुमार गोयल | 
सुशील कुमार / मौ . मठमालियान पिलखुवा 
सुषमा देवी / शशीकान्त / मौ . मठमालियान 
पिलखुवा भावना गोयल / मनीष कुमार / मौ . 
मठमालियान पिलखुवा 


|| 20489 


| निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 8227 


|| 21491 


निजी 


शशीकान्त / बालमुकन्द / मौ0 मठमालियान 
पिलखुवा मनीष / सुशील कुमार / मौ0 
मठमालियान पिलखुवा 


एग्रीकल्चर 


0. 0038 


शशीकान्त / बालमुकन्द / मौ0 मठमालियान 
पिलखुवा मनीष / सुशील कुमार / मौ0 
मठमालियान पिलखुवा 


22 || 492M 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0. 785 


राजेश्वरी कंसल / प्रदीप कंसल / अशोक नगर 
गा . बाद नवीन चन्द कंसल / नरेश चन्द कंसल / 
गुलावटी राकेश कुमार / मुन्नी लाल / कृष्ण गंज 
| पिलखुवा प्रियंका गर्ग पत्नी / राकेश कुमार गर्ग 
| / कृष्ण गंज पिलखुवा साधना गर्ग पत्नी / उमेश 
गर्ग / कृष्ण गंज पिलखुवा मीनू गुप्ता / महेन्द्र 
कुमार गुप्ता / एस. डी . 388 शास्त्रीनगर 
गाजियाबाद 


एग्रीकल्चर 


0 .1971 


कुल 


4. 3769 


| 


[ फा . सं . NHAI/ PIU - GZB/ DME- III /12027/ 2017/ 3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th July , 2018 
S . O . 3340 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S .O 1367 ( E ) dated 26th March 2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section 3 , Sub - section (ii) issued under sub - section ( 1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 ( 48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the CentralGovernment declared its intension to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning , etc.), maintenance, management and 
operation of NH24 on the stretch of land from Km 28 .00 to Km 49 .500 (Dasna to Hapur Section ) in the district of 
HAPUR in the state of UTTAR PRADESH . 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Jagran ” and “ Hindustan 
Times” both dated 04 .04 .2018 ; under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH24 in the stretch of 
land from Km 28 .00 to Km . 49 .500 ( Dasna to Hapur Section ) of the National Highway No.24 in the 

state of UTTAR PRADESH . 


State : UTTAR PRADESH 


District: HAPUR 


Type of Land Nature of Land Area in Hectre 


Sr . 
NO . 


Survey 
Number 


Name of the Land Owner /Intrested 

Person 
Part Survey No: 


Taluk : DHAULANA 


Viilage: Chhajarsi Kuleechnagar 


416 


Private 


agriculture 


10 . 1098 


Satish Kumar Sharma S/o Jaipal Sharma, 
Naresh Sharma S /o Badllu Sharma 


2 


417 


Private 


agriculture 


0 . 292 


Rajpal Singh S /o Malkhan Singh, Karam 
Singh S /o Natthan , Satish Kumar Sharma 
S/o Jaipal Singh , Jaipal Singh S /o 
Khachadu , Nanpal Singh S /o Khachadu , 
Bhopal Singh S /o Khachadu ,Mangaram 
S /o Kawar Singh , Rashinder Kumar Slo 
Bhopal Singh , Satish Kumar Sharma S /o 
Jaipal Sharma 


[ TT II - 005 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Private 


agriculture 


0.4932 


Maj. Rajal Samy Chemicals 188 km / / 
Ga.Bad Road by Pilkhuwa and others 


||420 


Private 


agriculture 


0.0081 


Urmila Arya Wife / Rajendra Prasad 
Arya /Mau Pura Pilkhuwa Others 


||5 


|436 


Private 


agriculture 


0 . 0048 


Rishipal Singh / Ranvir Singh / N . 
Village Naresh Kumar / Ranvir Singh / 
N . Village Dinesh Kumar / Ranvir Singh 
/ N . Village Pittal Kaur / wife Vikram 
Singh / N . Village Punit Kumar / Vikram 
Singh / N . Village Sunil Kumar / Vikram 
Singh / N . Gram Kamlesh Chaudhary / 
wife Amit Kumar / N . gram 


|437 


||437 


Private 


Private 


agriculture 


agriculture 


||0 . 1452 


0.1452 


Sushma Sinhal / Kamal Kishor / Maa 
Suklan Peilkhuva 


7 


438 


Private 


agriculture 


0 . 25 


Rajpal Singh / Malkhan Singh / Pilkhuva 
Ramkishan / Chhidmal / Pilkhuwa 
Hemant Sharma / Ishwar Sharma / 
M .Mandi Pilkhuva, Ashu Sharma / 
Mahesh Sharma / M . P . P . Madhukar. 
Sharadkant Pandit / Subhash Sharma / 
M .Mandee Pilkhuwa Sachin Watts / 
Ishwar Chand / M .Mandy Pilkhuwa 
Amit / Maheshchand / M .Mandi 
Pillakhuwa Nitin / Subhashchand / 
M .Mandi Pillakhwa 


460 


Private 


non agriculture ||0 .02 


Abhiyuday Housing and Construction / /. 
Pr. lib - 57 south x part -27. 1. New Delhi 
by Dia Rima Singhal / wife Vijay 
Singhal / 63 Shalimar Park Shahdara 
Delh 


119 


495 


Private 


agriculture 


0 . 009 


Sandeep Kumar / Ashok Kumar / 
Chhipiwada Ajit Kumar / Balveer Singh 
/ Bus Stand Pilkhuva Savita Singh /Wife 
Jitender Singh / Third E . 115 Nehru 
Nagar Ghaziabad 


| 10 


|| 461 


Private 


non agriculture | 0 .0038 


Abhiyuday Housing and Construction / I. 
Pr.lib -57 south x part -21.1. New Delhi 
by Dia Rima Singhal / wife Vijay 
Singhal /63 Shalimar Park Shahdara 
Delhi 


11 


464 


Private 


Private 


agriculture 


0 . 1696 


Shivkumar / Dayaram Gupta / Pilkhuva 
Sunil Kumar / Dayaram Gupta / Krishna 
Ganj Pilkhuva Ajit Kumar / Balbir Singh 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


/ Bus Stand Pilkhukha Nabab Kaur / wife 
Ram Singh / Nangla Bamiya 
Tahah .Patiali district.Aeta Sushma / wife 
Ajit Kumar / Bus Stand Bilkhua Rajni / 
Wife Raj Kumar / Khera Brahmpal 
Panchal / Baburam Panchal / 1 Anand 
Industries Area Mohanagar Ghaziabad 


12 


|| 466 


Private 


agriculture 


0 . 085 


Ramkishan / Chhidamal / Pilkhuwa 


13 


470 


Private 


agriculture 


0 .5784 


Axel Landon Pvt. Registered /. 7. Office 
A -25 Priyadarshni Bihar /. /. New Delhi 
Mittal/ Subhashchand Mittal / Road No 
7 Raj Block New Shahdara Delhi 


14 


||471 


Private 


agriculture 


0 . 03 


Dharamsinh Verma / Hansraj Verma / 
SD -537 Shastrinagar Ghaziabad State 
Government /. / Ni gram 


472 


Private 


agriculture 


0 .038 


Dharamsinh Verma / Hansraj Verma / 
SD -537 Shastrinagar Ghaziabad State 
Government /. / Ni gram 


|| 16 


| 473 


Private 


agriculture 


0 . 187 


Virendrawati widow / Fkirchand / 
Countryman Virsan / Kanak Singh / 
Countryman Rambhul / Kishan Sahai / 
Countryman Mange Ram / Kanwar 
Singh / Countryman Kaluram / Kanwar 
Singh / Countryman grams Bharti 
institution by registered / / Rajkripal 
Minister / banavaareelaal / Revathi 
Bower HapurRajpal Singh / Malkhan 
Singh / Village dweller, Gram Bharti 
Sanstha, by Registrar / Rajkrupal 
Minister / Banwarilal / Revati Kunj 
Hapur 


17 


474 


Private 


agriculture 


0 .019 


Gram Bharti Sanstha Registered /Ms/ 
Rajkrupal / Banwari Lal / 340 Revati 
Kunj Hapur 


||475 


Private 


agriculture 


10 . 114 


Gompal / Malkhan , Somabu / Malkhan , 
Sompal / Malkhan / Village Chhajarsi 


||19 ||476 


Private 


agriculture 


0 .0114 


Shrichand / change / N . Gm king / 
change / p. Village Shivakumar / change 
/ N . Village M / s Advance Impact Pvt. 
a - 7 . 1. 3 /164 by West Vihar Delhi /. 1. 
Director Manish Kumar Singhal / 
Mahaveer Prasad Singhal / M .R . N . K . U . 
Stags Pvt. 7. 7 . 4973 /11 Gate cloud back 


[ TT II – qus 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


hose /. /. Director General of Delhi / 
Delhi /. Sunil Kumar Bansal / Mangat 
Ram Bansal / 


20 


489 


Private 


Private 


agriculture 


0 .8227 


Shashikant Goyal / BalMukand Goyal / 
Maa Mathamalion Pilkhuva Manish 
Kumar Goyal / Sushil Kumar / Mau 
Mathamalion Pilkhukwa Sushma Devi / 
Shashikant / Maa Mathamalion Pilkhuwa 
SpiritGoyal / Manish Kumar / Mau 
Mathamalion Pilkhuwa 


| 21 


491 


Private 


agriculture 


0 .0038 


Shashikant / Balamukand / Mou 
Mathalaiyan Pilkhuva Manish / Sushil 
Kumar / Mou Mathamalian Pilkhuwa 


1492M 


Private 


agriculture 


0 .785 


Shashikant / Balamukand / Mou 
Mathalaiyan Pilkhuva Manish / Sushil 
Kumar / Mou Mathamalian Pilkhuwa 


23 


1493 


Private 


agriculture 


Rajeshwari Consul / Pradeep Consal / 
Ashok Nagar , G . Naveen Chand Consul / 
Naresh Chand Consul / Gulavati Rakesh 
Kumar / Munni Lal / Krishna Ganj 

Pilkhuva Priyanka Garg Wife / Rakesh 
0 . 1971 

Kumar Garg / Krishna Ganj Pilkhuva 
Sadhna Garg Wife / Umesh Garg / 
Krishna Ganj Pilkhuwa Meenu Gupta / 
Mahendra Kumar Gupta / S . D . 388 

Shastri Nagar Ghaziabad 
4 . 3769 
4.37691 

[F. No. NHAI/PIU -GZB /DME- III/12027/2017/ 3D ] 


TOTAL 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2018 .07.11 18:50:20 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


